निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 श्रावण 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 661 ) पटना , वृहस्पतिवार , 11 अगस्त 2016 


योजना एवं विकास विभाग 
( अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ) 
__ - - - - - - - - - - - 

अधिसूचना 

26 जुलाई 2016 
सं० स्था० - 02 / 06 - 05 / 2010 / 1459 — योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अर्थ एवं 
सांख्यिकी निदेशालय द्वारा पैनलबद्ध किये गये मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों ( ASV ) का पैनल तत्कालीन प्रभाव 
से रद्द किया जाता है । 
2 . इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ कृष्ण कुमार , 

सरकार के अपर सचिव । 
The 26th July 2016 
No . Est .-02/ 06 - 05 / 2010 / 1459 - Panel of Accredited Statistical Volunteer( ASV) by 
Directorate of Economics & Statistics under the Administrative control of Planning & 
Development Department is being rescinded with immediate effect . 
2 . This has approval of competent authority . 

By Order ofGovernor of Bihar , 

KRISHNA KUMAR , 
Additional Secretary ofGovernment. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 661 -571 + 20 डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


